रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


म 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जुलाई 18 , 2019 / आषाढ़ 27 , 1941 
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 18 , 2019 /ASHADHA 27 , 1941 


सं . 2351 ] 
No . 2351 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2019 
का . आ . 2581 ( अ). केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन 
और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 5262( अ) दिनांक 9 अक्टूबर, 2018, जो भारत के राजपत्र , असाधारण , 
भाग II , खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के राजगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के 
कि . मी . 450.545 से कि . मी . 489.54 (ब्यावरा - देवास खण्ड ) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का 
बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने 
के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3) के अधीन तारीख "01 फ़रवरी, 2019 " 
को " राज एक्सप्रेस " और " फ्री प्रेस " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


चाल 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए : 


3695 GI/ 2019 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3( ii)] 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय 
सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 
मध्य प्रदेश राज्य के राजगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के कि . मी . 450 .545 से कि . मी . 489 . 54 (ब्यावरा- देवास खण्ड ) 

तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


राज्य का नाम : मध्य प्रदेश 


क्रमिक || सर्वेक्षण संख्या 
संख्या 


जिले का नाम: राजगढ़ 
भूमि का प्रकार || भूमि की प्रकृति भूमि का क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) | 


भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


तालुक का नाम: पचोर 
गांव का नाम: छापरा 


||340 


निजी 


सिंचित 


0.052 


340 


| निजी 


सिंचित 


0. 096 


|| 340 / 4 


| निजी 


सिंचित 


0. 006 


629 / 1 


निजी 


सिंचित 


0. 155 


सिंचित 
सिंचित 


1677 / 1 


निजी 


निजी 


सिंचित 


0.01 


67712 


निजी 


जगन्नाथसिंह पिता भागीरथ जाति 
चौरस्या 
( ३४० / ३ / १ , ३३८ / ३ ) 
रमेशचंद्र पिता भागीरथ जाति चौरस्या 
(३४० / ५ / १ , ३३८ / ५ ) 
कमलसिंह पिता भागीरथ जाति चौरस्या 
( ३४० / ४ / १ , ३३८ / ४ ) 
सौरमबाई पत्नी जगदीश जाति राजपूत 
( ६२९ / १ ) 
बाबूलाल पिता रतनसिंह जाति चौरस्या 
(६७७ / १ ) 
नंदनसिंह पिता रतनसिंह जाति चौरस्या 
( ६७७ / २ ) 
सरदारसिंह पिता रतनसिंह जाति चौरस्या 
( ६७७ / ३ / १ ) 
सरदारसिंह पिता रतनसिंह जाति चौरस्या 
( ६७८ / १ ) 
प्रतापसिंह पिता शेरसिंह जाति चौरस्या 
( ६७८ / २ / १ ) 
जगदीशसिंह पिता शेरसिंह जाति चौरस्या 
( ६७८ / २ / २ ) 
राजेश पिता शेरसिंह जाति चौरस्या 
(६७८ / २ / ३ ) 


सिंचित 


|| 0.028 


677 / 3 


निजी 


सिंचित 


| 0.019 


1678 / 1 


निजी 


सिंचित 


0. 012 


1678 / 2 / 1 


निजी 


सिंचित 


||0. 012 


|| 678 /212 


| निजी 


सिंचित 


0.012 


|678 / 2 / 3 


| निजी 


सिंचित 


|0.012 


[ भाग II - खण्ड 3( ii)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


|| 678 / 3 


| निजी 


सिंचित 


0 . 065 


नारायणसिंह पिता रतनसिंह जाति 
चौरस्या 
(६७८ / ३ ) 
छतरसिंह पिता सरदारसिंह जाति 
चौरस्या 
(६७९ / १ ) 


13679 / 1 


निजी 


सिंचित 


0. 04 


गांव का नाम: मिठनपुर 


14 


145 / 1 


निजी 


सिंचित 


|| 0. 005 


बिहारीलाल, रामचरण पिता मेहताब , 
कमलाबाई, रतनबाई पुत्री मेहताब 
कालूसिंह, भारतसिंह, नारायणसिंह पिता 
जुझारसिंह, शांतिबाई, अंतरबाई , 
कृष्णाबाई पुत्री जुझारसिंह , 
कैलाशनारायण, गोकुलप्रसाद , हनुमतसिंह 
पिता काशीराम, कंचनबाई, राजबाई पुत्री 
काशीराम, कमलाबाई विधवा जसवंत 
पिता दयाराम , लालताबाई. मोरबाई, 
श्यामबाई , कुसुमबाई , रासुमबाई 
नारानिबाई पुत्री दयाराम अनार्बाई 
विधवा दयाराम , अजय , जीतेन्द्र पिता 
धनसिंह, चन्दरबाई विधवा धनसिंह , 
विजयसिंह पिता शिवसिंह, कांताबाई 
विधवा शिवसिंह जाति गुर्जर 
(१४५ ) 
सुरेश सक्सेना पिता लक्ष्मीनारायण जाति 
कायस्थ 
( १५१ / १ ) 


15 151 


निजी 


सिंचित 


0.025 


गांव का नाम : पिपल्या देव 


16193 / 1 


सरकारी (शासकीय 
आबादी ) 


असिंचित 


||0.014 


सूरजसिंह पिता बद्रीलाल जाति भील 
भागीरथ पिता अमृतलाल जाति धाकड़ 
(१९३ / १ / १ ) 


गांव का नाम: सरेडी 


|| 232 


सरकारी 


सरकारी 


असिंचित 


असिंचित 


0.015 


सावित्रीबाई पत्नी सिद्धनाथ बैरागी एवं 
कृष्णाबाई पत्नी गोकुल 
( २३२ ) 


गांव का नाम: ऊदनखेड़ी 
||18 || 392 सरकारी( शासकीय असिंचित 


0.002 


ईदीबाई विधवा अल्लानूरखा जाति 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii) ] 


31191 


) 


पिंजारा 
(388 ) 
गुरुबचनसिंह पिता महेंद्रसिंह जाति 
पंजाबी 
(022 ) 


| 783 


सरकारी ( शासकीय 
4 :57 ) 


असिंचित 


||0. 007 


कुल 


0.587 
[ 91. A . NHAI/PIU /GUNA/2011/3A11/3D11] 

राजेश गुप्ता, उप सचिव 
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi,the 18th July , 2019 
S .O . 2581 ( E ).. — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways, S .O . No. 5262 (E ) dated 09th October, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II , Section 
3 , Sub -section ( ii) issued under sub -section (1 ) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter 
referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule 
annexed to the said notification for building (widening/ four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH 
3 on the stretch of land from Km . 450.545 to Km . 489.54 (Biaora-Dewas Section ) in the district of RAJGARH in the State 
of MADHYA PRADESH . 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ Raj Express” and “ Free Press ” both 
dated 01st February, 2019 ; under sub - section ( 3) of section 3A of the said Act; 

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent 
Authority; 

And whereas, in pursuance of sub -section ( 1) of section 3D of the said Act , the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred 
by the sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the 
said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further , in pursuance of sub -section ( 2) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the CentralGovernment, free from all encumbrances . 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure, falling within the NH - 3 in the stretch of 
land from Km . 450 .545 to Km . 489 .54 ( Biaora -Dewas Section ) in the district of RAJGARH in the State of 

MADHYA PRADESH . 


State :MADHYA PRADESH 


Sr. 


Survey 
Number 


Type of Land 


District : RAJGARH 

Nature of 

Land 


No . 


Land 


Hectare 


Hectare 


Name of the Land Owner /Interested 

Person 
Part Survey No. 


T3 T4 T5 
Taluk : Pachore 
Viilage: Chhapra 
340 Private 

Irrigated 0.052 


Jagannathsingh S /o Bhagirath Cast 


[ TT II - OUS 3 (ii)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Chourasya 
340 /3 / 1, 338 /3 


340 


Private 


Irrigated 


0 .096 


Rameshchandra S /o Bhagirath Cast 
Chourasya 
340 /5 / 1 , 338/5 


|| 340 / 4 


Private 


Irrigated 


0 .006 


Kamalsingh S/ o Bhagirath Cast 
Chourasya 
340 /4 / 1, 338 /4 
Sourambai W / o Jagdish Cast Rajput 
629/ 1 


11629 / 1 


Private 


Irrigated 


1 . 155 


677 / 1 


Private 


Irrigated 


0 .01 


Babulal S /o Ratansingh Cast Chourasya 
677 / 1 
Nandansingh S /o Ratansingh Cast 
Chourasya 
677/ 2 


677 / 2 


Private 


Irrigated 


0 .028 


1677 / 3 


Private 


Irrigated 


0 .019 


Sardarsingh S /o Ratansingh Cast 
Chourasya 
677/ 3 / 1 


678 / 1 


Private 


Irrigated 


0 .012 


Sardarsingh S /o Ratansingh Cast 
Chourasya 
678 / 1 


1678 / 2 / 1 


Private 


Irrigated 


0 .012 


Pratapsingh S /o Shersingh Cast 
Chourasya 
678/ 2 / 1 


10 


678 / 2 / 2 


Private 


Irrigated 


||0.012 


Jagdishsingh S /o Shersingh Cast 
Chourasya 
678/ 2 / 2 


11 


678 / 2/ 3 


Private 


Irrigated 


||0.012 


Rajesh S /o Shersingh Cast Chourasya 
678 / 2 / 3 


12 ||678 / 3 


Private 


Irrigated 


0 .065 


Narayansingh S /o Ratansingh Cast 
Chourasiya 
678 / 3 


||679 / 1 


Private 


Irrigated 


1 .04 


Chhatarsingh S /o Sardarsingh Cast 
Chourasiya 
679 /1 


Viilage : Mitthnpur 


|14 


14 


| 145 / 1 


|145/ 1 


Private 


Private 


Irrigated 


0 . 005 


Biharilal, Ramcharan S /o Mehtab , 
Kamlabai, Ratanbai D / o Mehtab 
Kalusingh , Bharatsingh , Narayansingh 
S /o Jujhaarsingh , Shantibai, Antarbai, 
Krishnabai D /o Jujhaarsingh , 
Kailashnarayan , Gokulprasad , 
Hanumatsingh S / o Kashiram , 
Kanchanbai, Rajlbai D /o Kashiram , 
Kamlabaiwidow Jaswant S /o Dayaram , 
Laltabai, Morbai, Shyambai, Kusumbai, 
Rasumbai Naranibai D /o Dayaram 
Anarbai widow Dayaram , Ajay , Jitendra 
S /o Dhansingh , Chandarbai widow 
Dhansingh , Vijaysingh S /o Shivsingh , 
Kantabai widow Shivsingh cast Gurjar 
145 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


| 151 


Private 


Irrigated 


0 . 025 


Suresh Saxena S /o Lakshminarayan 
Cast Kayasth 
151/ 1 


Viilage: Piplya Dev 


193 / 1 


Government 
(Govt. Aabadi ) 


Non - Irrigated 


0 .014 


Surajsingh S /o Badrilal Cast Bheel - 
Bhagirath S /o Amritlal Cast Dhakad 
193/ 1 / 1 


Viilage : Saredi 


232 


Government 


Non - Irrigated ||0.015 


Savitribai W /o Siddhnath Bairagi & 
Krishnabai W /o Gokul 
232 


Viilage : Udankhedi 

Government 
|| 392 

(Govt. Aabadi ) 


Non -Irrigated 


0.002 


Idibai widow Allanurkha cast Pinjara 
392 


783 


Government 
(Govt. Road ) 


Non - Irrigated 


0.007 


Gurubachhansingh S /o Mahendrasingh 
cast Punjabi 
783 


TOTAL 


0.587 


[F . No. NHAI/PIU /GUNA /2011/3A11 /3D11 ] 

RAJESH GUPTA , D . Secy. 


of India Press,Ring Rodelhi-110054. MANOJ 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri , New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . MANOL 

Digitally signed by 

MANOJKUMAR VERMA 
KUMAR 

Date : 2019.07 . 19 
VERMA 


e 


prona 


20 :11:04 + 05 30 


